पंजीयन क्रमांक 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग /09/2013-2015. 


नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 109 ] रायपुर, सोमवार, दिनांक 7 मार्च 2022 — फाल्गुन 16, शक 1943 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 7 मार्च 2022 


आदेश 


क्रमांक 2260 / 682 / 21-ब / छ.ग. /2022— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के 
उप नियम (1) के खण्ड-क के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के 
सदस्य श्री जगदम्बा राय, के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के 
ज्ञापन क्र. 597 / Confdl./2022/1I-2-49/2001, दिनांक 02-03-2022 द्वारा दी गई अनुशंसा पर, राज्य शासन, एतद्द्वारा 
छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य श्री जगदम्बा राय को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा के पद से 
दिनांक 28-02-2022 अपरान्ह से सेवा निवृत्त (स्वैच्छिक) करता है. 


No.2260/682/X XI-B/C.G./2022.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub rule (1) of 
Rule 42 of the Chhattisgarh Civil Services (Pension) Rules, 1976, on the application for voluntary retirement of 
Shri Jagdamba Rai, Member of Chhattisgarh Higher Judicial Service and on the recommendation of the Hon'ble 
High Court of Chhattisgarh through it's memo no. 597/Confdl./2022/II-2-49/2001, Dated 02-03-2022, the State 
Government of Chhattisgarh, hereby retires (Voluntarily) Shri Jagdamba Rai, Member of Chhattisgarh Higher 
Judicial Service from the post of District & Sessions Judge, Janjgir-Champa w.e.f. 28-02-2022 afternoon. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अनिल कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त सचिव. 


217 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2022. 


